निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 श्रावण 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 912) पटना , वृहस्पतिवार , 6 अगस्त 2015 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


- - - - - 


अधिसूचना 


5 अगस्त 2015 
सं0 अ0सं0क0 12-02 / 93 - 1070 — बिहार उर्दू अकादमी में मनोनीत पदधारकों की कार्यवधि समाप्त होने के कारण 
अध्यक्ष बिहार उर्दू अकादमी की सहमति के उपरान्त बिहार उर्दू अकादमी के नियमावली की धारा -7 तथा 11 की उप कंडिका 
( 4) एवं (5) के अन्तर्गत निम्नांकित महानुभावों को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले तीन वर्षों की अवधि या अगले 
आदेश तक, जो भी पहले हो , के लिए निम्न पदों पर मनोनीत किया जाता है । 


क्र०सं० । नाम 


पता 


पदनाम 


श्री नीतीश कुमार 
श्री सुल्तान अख्तर 
प्रो0 एजाज अली अरशद 


4. 


श्री मुश्ताक अहमद नूरी 


मुख्यमंत्री, बिहार 

पदेन अध्यक्ष 
फुलवारीशरीफ , पटना 

उपाध्यक्ष ( पूर्ण कालिक ) 
कुलपति, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं | उपाध्यक्ष ( अंशकालिक ) 

फारसी विश्वविद्यालय , पटना 
| सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक , सूचना एवं सचिव 

जनसम्पर्क विभाग, पटना । 
सेवानिवृत्त प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, उर्दू सदस्य 
विभाग, मगध विश्वविद्यालय, निवास - अबू 
फखरूद्दीन प्लाजा, लंगरटोली, पटना 


5 . 


| श्री अलीमुल्लाह हाली 


क0सं0 


6 . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 अगस्त 2015 
नाम पता 

पदनाम 
डॉ0 सैयद अहमद कादरी न्यू करीगगंज , गया 

सदस्य 
प्रो0 जफर कमाली 

उर्दू एवं फारसी विभाग, जेड0 ए0 इस्लामियाँ सदस्य 
कॉलेज , सिवान 


डॉ0 आबिद नकवी 


पटना 


सदस्य 


9. 


| डॉ0 सुश्री जरनिगार यासमीन 


पटना 


सदस्य 


डॉ0 एकबाल अख्तर 


विभागाध्यक्ष , उर्दू विभाग, मिल्लीया कॉलेज , सदस्य 
अररिया 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 912-571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


